4 


रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 97 


. 
. 


REGD. NO . D. L.-33004/ 97 


. 


. 


. 
. 


. 


. . . 


. 





- 


1 


- 


. 


... 


. 


1 


. 


- 


- 


- 


-- 


स्पत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II--- Section 3 - Sub -section (li ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 126 ] 
No. 126 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, फरवरी 28, 1997 / फाल्गुन 9 , 1918 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 28 , 1997/PHALGUNA 9 , 1918 


- 


- 


. 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधापी विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1997 


का . आ . 155 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा,जिसमें निर्दिष्ट 
निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्सर्विष्ट है, सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है : 

घोषणा 


उत्तर प्रदेश राज्य के 81 - बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप निर्वाचन । 


"निर्वाचन का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के 
अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 

श्री अजित सिंह 


244/2 -शिवाजी रोड, मेरठ जो भारतीय किसान कामगार पार्टी द्वारा खड़ेकिये गये हैं । 


उस सदन में श्री अजित सिंह के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्थक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : - कलक्ट्रेट, मेरठ । 
दिनांक : - 11 फरवरी, 1997 


ह .! -- 
( दीपक सिंघल ) 

रिटर्निंग आफिसर, 
81 - बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र " 

[ फा. सं. 13/9/96 - विधायी -II ] 
पी० एल० सकरवाल , संयुक्त सचिव । 


496GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 ( ii )] 


LU 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th February, 1997 
$ . O . 155 (E ).- - In pursuance of Section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ), the following 
declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein , is published for general infor 
mation : 


DECLARATION 


Election to the House of the people from the 81 — Baghpat Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh (State). 

" In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with 
rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Shri Ajit Singh , 
244 /2 , Shivaji Road , Meerut, 

Sponsored by Bhartiya Kisan Kamgar Party has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the 
resignation of Shri Ajit Singh having become vacant. 
Place : Collectorate , Meerut. 

$ d / 
Date : 11th February , 1997. 

(Deepak Singhal) 

Returning Officer, 
81 -- Baghpat Parliamentary Constituency . 

[No. 13(9 )/96 -Leg.IT] 
P .L . SAKARWAL , Jt.Secy 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054 - - 1997 


